निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 329 ) 


10 वैशाख 1935 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 30 अप्रील 2013 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 
( शुद्धि - पत्र ) 

28 जनवरी 2013 
सं0 2 / एल -24 / 2012- 82(2) / स्वा० — विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 837(2)दिनांक 26. 09. 12 जिसके द्वारा 
डॉ० रामजी प्रसाद गुप्ता, सीनियर रेजीडेन्ट , पी०एम०सी०एच०, पटना का दिनांक 8.11.90 से 7.5.91 तथा दिनांक 
26.9. 91 से 27.9.92 तक स्नातकोत्तर अध्ययन पर बितायी गयी अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित 
करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उसे दिनांक 26.9. 91 से 27.9.92 के स्थान पर दिनांक 26 .9.91 से 27 .7.92 
पढ़ा जाय । 
उक्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 837 (2 ) दिनांक 26.9.12 में उल्लिखित अन्य बातें यथावत रहेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

संजय कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सर 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 329 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


